3048 


HARYANA GOVT GAZ., NOV . 25, 1986 ( AGHN . 4, 1908 SAKA ) 


[ PART Í 


HOME DEPARTMENT 


The 17th November , 1986 


No. 16362 / D - 2.- Whereas the Governor of Haryana is satisfied that the land described in the 
specifications below is needed by the Government, at public expense , for a public purpose , namely , 
for the construction of building for Police Station Nathusari Chopta and family quarters for the 
staff of Police Station Nathusari Chopta , district Sirsa for which Haryana Government, Home Depart. 
ment, notification No. 20051 / D -2 , dated the 18th November, 1985 , under section 4 , of the Land Acqui 
sition Act, 1894, has been published , it is hereby declared that the land described in the specifications below 
is needed for the above purpose . 

This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 , for the 
information of all to whom it may concern . 


The plans of the land may be inspected in the office of the District Revenue Officer - cum - Land 
Acquisition Collector, Sirsa , district Sirsa . 


SPECIFICATIONS 


District 


Tehsil 


Village 


Arca 


Khasra No. 


Area 


K , M. 


Sirsa 


Sirsa 


Nathusari Chopta 


31 Kanals 
16 Marlas 


22 


31-16 


9/1 Min 
2 Mio 
3 Min 
8 Min 
9 Min 
10 Min 


4-00 
7--16 
400 
4-00 
8--00 
4--00 


L. M. JAIN , 
Secretary to Government, Haryana, 

Home Department. 


LATE NOTIFICATIONS 


. ] 


PART 1 ] 


3049 


HARYANA GOVT GAZ., NOV . 25 , 1986 (AGHN 4 , 1908 SAKA ) 


गृह विभाग 


दिनांक 17 नवम्बर, 1986 


सं ० 16362/ डी -2. ~~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचे विशिष्टिों में वर्णित भूमि , . 
सरकार द्वारा , सरकारी खर्चे पर, सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् थाना नाथूसरी चौपटा के भवन के निर्माण तथा पुलिस थाना 
नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा के कर्मचारियों के रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण के लिये अपेक्षित है, जिस के लिये भूमि अर्जन 
अधिनियम , 1894 की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार, गृह विभाग अधिसूचना नं ० 20051/ डी -2, दिनांक 18 नवम्बर, 1985 
प्रकाशित की गई है, इस के द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये 
अपेक्षित हैं । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी 
के लिये की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध हो । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण जिला राजस्य अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलेक्टर, सिरसा , जिला सिरसा के कार्यालय में 
किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


इलाका /ग्राम 


क्षेत्रफल 


खसरा संख्या 


क्षेत्रफल 


सिरसा 


सिरसा 


31 कनाल 


क . म . 


नाथूसरी 
चोपटा 


हदबस्त नं 0 22 
खसरा नं ० 9/ 1मिन 


16. मरले 


4--00 


2 


7--16 


3 


4--00 


" 


4--00 


9 


.00 


10 


क 


4--00 


31--16 


एल ० एम ० जैन ; 


सचिव , हरियाणा सरकार, 


गृह विभाग । 


IRRIGATION DEPARTMENT 

The 17th Novermber , 1986 
No. 22 /3 /86 - IW (4 ).- In exercise of the powers conferred by explanation under sub - section 4 of section 
of the Haryana Canal and Drainage Act , 1974 the Governor of Haryana , hereby empowers all the 
Sub -Divisional Officers (Civil) in Haryana as Canal Exccutive Officers of the said Act, within their 
respective jurisdictions. 


. 


M. C. GUPTA , 
Financial Commissioner and Secy . to Governmerit , 

Haryana, Irrigation and Powers Departments . 


3050 


HARYANA GOVT GAZ., Nov. 25 , 1986 ( AGHN. 4, 1908 SAKA) 


( PART 1 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 17 नवम्बर, 1986 
सं ० 22/ 3/ 86 - सिं ० का ० ( 4).- हरियाणा नहर तथा जल विकास अधिनियम , 1974 की धारा 30 की उपधारा 
( 4 ) के अर्न्तगत व्याख्या द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य 
के सभी उप -मण्डल अधिकारी (नागरिक ) को उनके अधिकार क्षेत्र मे उक्त अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा ( 2) 
के प्रयोजन के लिये नहर कार्यकारी अधिकारियों के रूप में विशेषतः शक्ति प्रदान करते हैं । 

एम ० सी ० गुप्ता , 
वित्तायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार , 

सिंचाई एवं बिजली विभाग । 


AGRICULTURE DEPARTMENT 


The 17th November, 1986 


No. 3102-Agri. S( 3) -86 / 24912 -- In persuance of the provisions of sub -sule (3) of rule 11 of the 
Punjab Agricultural Produce Markets (General) Rules , 1962 , the Governor of Haryana hereby notifies 
in the official gazette, acceptance of the resignation of Shri Lachhi Ram from the membership of Market 
Committee, Hissar . 


• K. K. SHARMA, 
Secretary to Government, Haryana, 

Agriculture Department. 


कृषि विभाग 


दिनांक 17 नवम्बर , 1986 


- 


सं 0 3102-० अ ० ( 3)-86/24912.--पंजाब कृषि उपज मण्डी ( सामान्य ) नियम , 1962 के नियम 11 के उप 
नियम ( 3) के उपबन्धों के अनुसरण में हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा श्री लच्छी राम का मंडी समिति , हिसार की 
सदस्यता से त्याग पत्र स्वीकार किये जाने को राजपत्र में अधिसूचित करते है । 


के . के . शर्मा, 
सचिव , हरियाणा सरकार , 

कृषि विभाग । 


" 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDINGS AND ROADS BRANCH 

The 6th November, 1986 


} 


No. _7/ 7/ B & R( E)-1-86.-- The Governor of Haryana is pleased to declare Shri Ram Rikh , Sub 
Divisional Engineer ( Electrical) successful in the Departmental Examination held from 22nd May, 1986 
to 24th May , 1986 . 

2. Exemptions have already been granted to him in the following Papers : 
(1) Electrical Engineering for Electrical Engineers , -vide Notification No. 7-1 - B & R( E)-1-86 , 

dated 15th January , 1986 . 
(2 ) Simple Mech. Engineering for Electrical Engineers, -vide notification No. 7-1 B & R( E)-1 . 

86 , dated 15th January , 1986 . 
(3) Viva Voce , -vide notification No. 7-1 B & R ( E ) -1-86 , dated 15th January , 1986 . 

KIRAN AGGARWAL , 
Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

PWD , B & R Branch . 


